निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 माघ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 209) पटना , वृहस्पतिवार , 7 फरवरी 2019 


सं० पि०व० / पो०मै०छा0 - 36 - 10 / 2017 - 321 
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 


अधिसूचना 


5 फरवरी 2019 


विषय : - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति 

योजना के लिए निर्गत नवीन मार्गदर्शिका के आलोक में छात्रवृति वितरण की स्वीकृति । 

1. राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर देश के अन्दर प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति 
पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान छात्र / छात्राओं को छात्रवृति प्रदान करने के लिए राज्य योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना 
के तहत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना संचालित है । इस योजना के तहत विधिवत मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में 
अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को छात्रवृति की स्वीकृति दी जाती है । इस योजना के तहत राज्य सरकार एवं केन्द्र 
सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है । 

2. वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में 
विभागीय संकल्प संख्या- 590 दिनांक 27.03.2017 एवं 844 दिनांक 11.04 . 2018 द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार 
निर्धारित दर पर अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना अन्तर्गत छात्र / छात्राओं को छात्रवृति का भुगतान किया 
जा रहा है । 

3. विभागीय संकल्प संख्या - 2565 दिनांक 21.12. 2017 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018 - 19 से अन्य पिछड़ा 
वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 7 फरवरी 2019 
4. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018 - 19 से सामाजिक न्याय और 
अधिकारिता मंत्रालय , भारत सरकार के पत्रांक - No. 11014 / 31 / 2017- BC -I दिनांक 18. 09 .2018 ( प्रति संलग्न) 
द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के लिए निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में छात्रवृत्ति देने की 
स्वीकृति जाती है । 

आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के 
असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग / पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ 
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 

प्रेम सिंह मीणा, 

सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 209 -571 + 1500 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic . in 


